रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L - 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) . 
PARTII - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार, मई 3 , 2011 / वैशाख 13 , 1933 
NEW DELHI, TUESDAY,MAY 3, 2011 /VAISAKHA 13, 1933 


सं . 792 ] 


No. 7921 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 3 मई, 2011 

अधिसूचना 
सं . 45 ( आर. ई.- 2010 ) / 2009 - 2014 
विषय : यात्री असबाब के हिस्से के रूप में नमूनों के निर्यात की 

अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 
के पैराग्राफ 2. 31 में संशोधन । 

का . आ . 977( अ ). - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 , 
( समय- समय पर यथा - संशोधित ) के पैरा 1. 3 और पैरा 2.1 के साथ 
पठित 2010 में यथा- संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन ) 
अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 3 ( 2 ) के साथ 
पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , 
एतद्वारा , विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014, में निम्नलिखित 
संशोधन करती है; 

___ 2. विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के मौजूदा पैरा 2. 31 में 
निम्नलिखित उप - पैरा जोड़ा जाता है : 

" ऐसी मदों के नमूने जो कि विदेश व्यापार नीति के तहत 
अन्यथा मुक्त रूप से निर्यात योग्य है , उनका किसी 
प्राधिकार - पत्र के बिना यात्री असबाब के हिस्से के रूप में 

भी निर्यात किया जा सकता है । " 
3. इस अधिसूचना सूचना का प्रभाव : 

निर्यातक अब अपने यात्री असबाब के हिस्से के रूप में । 
वास्तविक व्यापार नमूने ले जा सकते हैं । 
[ फा. सं. 01 / 89/180/विविध 10 / एएम 03 / पीसी -2( ख) ] 

अनुप के. पूजारी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd May, 2011 

No . 45 ( RE -2010)/ 2009- 2014 
Subject :- Amendment in Paragraph 2.31 of FTP, 2009. 

2014 to allow export of samples as part of 

passenger baggage. 
S.O . 977 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Section 5 read with Section 3 ( 2 ) of the Foreign Trade 
(Development and Regulation ) Act, 1992 (No . 22 of 1992 ) 
as amended in 2010 , and also read with Para 1.3 and Para 
2. 1 of the Foreign Trade Policy, 2009- 2014 ( as amended 
from time to time), the CentralGovernment hereby makes 
the following amendment in the Foreign Trade Policy, 
2009- 2014 ; 

2. The following sub-para is added to the existing 
Para 2.31 of Foreign Trade Policy ,2009- 2014 : 

“ Samples of such items that are otherwise freely 
exportable under FTP may also be exported as 
part of passenger baggage without an 

Authorisation.". 
3 . The effect of this Notification : 

Exporters can now take bona fide trade samples as 
part of their passenger baggage . 

__ [ ENo . 01/ 89 /180/ Misc. 10 / AM 03/PC-2 (B )] 
ANUPK. PUJARI , Director General ofForeign Trade 


1589 G / 2011 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. 


